रजिस्ट्री सं.डी.एल.- 33004/99 


REGD.No. D. L.- 33004/ 99 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


सी.जी.- डी.एल.- अ .- 10072020-220472 

CG- DIL - E - 10072020-220472 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II- खण्ड 3 – उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 2025 ] 
No.2025 ] 


नई दिल्ली, शुक्रवार , जुलाई 10, 2020/ आषाढ़ 19, 1942 
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 10 , 2020 / ASADHA 19 , 1942 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 10 जुलाई , 2020 
का.आ. 2297 ( अ). केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 क की उपधारा ( 1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3758( अ) दिनांक १७ अक्टूबर २०१ ९, जो भारत के 
राजपत्र , असाधारण , भाग II , खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के उमरिया जिले में 
NH43 के कि.मी. 68/4 से कि.मी.142.2 उमरिया शहडोल सेक्शन ( अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व), पाली , उमरिया ) 
तक के मार्ग के निर्माण, अनुरक्षण , प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा (3 ) के अधीन तारीख " २६ नवम्बर २०१ ९ 
एवं 27 नवम्बर २०१ ९ " को " दैनिक भारती , शहडोल " और " कीर्तिप्रभा , रीवा " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 


और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं , 


या और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया 


है ; 


3074GI/ 2020 


( 1 ) 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3 (ii) ] 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 1) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 

अतः अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की 
उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त 
प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप 
से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 

अनुसूची 
मध्य प्रदेश राज्य के उमरिया जिले में NH43 के कि.मी. 68/4 से कि.मी.142.2 उमरिया शहडोल 
सेक्शन ( अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व), पाली, उमरिया ) के लिए अर्जन की जाने वाली 

संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण । 


राज्य का नाम: मध्य प्रदेश 

जिले का नाम : उमरिअ 
क्रमिक सर्वेक्षण संख्या || भूमि का प्रकार || भूमि की प्रकृति || भूमि का क्षेत्रफल 
संख्या 

( हेक्टेयर में ) 


भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


तालुक का नाम : पाली 


गांव का नाम : देवगवा 


1 


186 


निजी 


असिंचित 
आबादी 


0.251 


कंधई मंधु पिता कोड़ेबुद्धु छोटेलाल 
पिता बाबू मू छोहरीबाई बेवा मधाई 
शिवनाथ शिवचरण बलकरण रिनकीबाई 
पिता मढ़ई छोटीबाई बेवा सुद्धू बलराम 
सुभिया लक्ष्मी पिता सुद्धू जाति बैगा 
(१८६ ) 
कुसुम पति कृष्णकुमार जाती ब्राह्मण 
( १ ९ ४ / १ ) 
कुबेर कुमार पिता गंगाप्रसाद जाति 
ब्राह्मण 
( १ ९ ४/ २ ) 


2 


194/1 


निजी 


असिंचित 


0.137 


3 


194/2 


निजी 


असिंचित 


10.202 


गांव का नाम: धौरई 


4 


12 


निजी 


असिंचित 


10.01 


लालमन सिंह अरविन्द सिंह मोलिया 
पिता प्रताप सिंह जाती 
( २/१ ) 
कामता सिंह पिता भगवत सिंह जाती 
गोंड भागवत सिंह पिता बजरंग सिंह 
जाती गोंड 


5 


53/1 


निजी 


असिंचित 


0.005 


| भाग || —खण्ड 3 (ii)| 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 


( 53/१ ) 


16 


181/ 2 / k/ 1 


निजी 


असिंचित 


0.2 


गणेश जगन्निवास रामकृपाल प्रहाद रमेश 
पिता गजाधर लोहार जाती लोहार 
( 81/ 2/ k/ १ ) 
विमलाबाई पति गुलाबचंद जाती 
विश्वकर्मा 
(81/ 2 / ख / १ ) 


7 


181/ 2 / kh 


निजी 


असिंचित 


10.108 


गांव का नाम :गिरी 


18 


146/7 


निजी 


असिंचित 


0.01 


पुसिया बेवा मोहन बिसरता चरकू राजू 
पिता मोहन जाति बैगा 
( ४६/७ ) 


गांव का नाम : कन्नाबहरा 


19 


1237 


निजी 


असिंचित 


0.257 


वहिदुन्ननिशा बेवा अकबर खा अकरम 
खान असलम खान अजमल खान रजवान 
खान इरफ़ान खान इरबान खान जहिना 
बेगम पिता अकबर खा अनवर खा पिता 
बसीर खा जाती मुस्लमान 
( २३७) 


गांव का नाम: मुदरिया 


10 


41/2 


निजी 


सिंचित 


0.21 


अशोक कुमार पिता मथुरा प्रसाद जाती 
खटीक 
( ४१/२ ) 


गांव का नाम : पाली 


|11 


1309/2 


निजी 


असिंचित 


0.193 


केशरीनाथ पिता स्वर्गीय बलदेव प्रसाद 
जाती अग्रवाल 
( 1309/२ ) 


12 


1310/ 1k 


निजी 


असिंचित 


0.013 


दीपचंद पिता काशीप्रसाद जाति अग्रवाल 
(1310 / 1/ क ) 


13 


|1317 


निजी 


असिंचित 


10.008 


|14 


1317 


निजी 


असिंचित 


0.017 


मुकेश पिता बद्रीनाथ जाति गुप्ता 
(1317/ 1/ ख / 1 ) 
तीरथ प्रसाद पिता गोरेलाल गुप्ता 
(1317/ 1/ ख / 2 / क ) 
महेश पिता गोबर्धनदास केवलरामानी 
(1317/ 1/ ख / 2/ ग ) 


| 15 


1317 


निजी 


असिंचित 


0.01 


16 


|1317 


निजी 


असिंचित 


10.018 


पीताम्बर लाल पिता बाबूलाल अग्रवाल 
जाति अग्रवाल 
(1317/ 2 / क ) 


4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3 ( ii )] 


17 


1317 


निजी 


असिंचित 


0.069 


सौरभ कुमार पिता ए के सिंह 
(1317/ 2/ ख ) 


मुन्ना पिता 


| 18 


1318 


निजी 


असिंचित 


0.1 


मानशाह 

जाति बैगा 
(१३१८ ) 


19 


1883/2 


निजी 


असिंचित 


0.016 


कला बाई बेवा मनबोध सिंह उत्तम सिंह 
राम सिंह उमराव सिंह पिता मनबोध 
सिंह जाति गोंड 
(८८३/२ ) 


कुल 


1.8340 


[ फा . सं . RW/ NH- 37014/5/2013 -NHDP-IVA/ 3D ] 

राजेश 


गुप्ता , उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 10th July , 2020 
S.O. 2297 ( E ).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways , number S.O. 3758 (E ) dated 17 October 2019 , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II, 
Section 3 , Sub - section (ii ) issued under sub -section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956 ) 
(hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in 
the Schedule annexed to the said notification for construction of Road (widening / Four lane, etc) Maintenance , 
management and operation of NH43 on the stretch of land from Km 68/2 to to Km 142.4 of Umaria-Shahdol Section 
( Sub -Divisional Officer (Revenue ), Pali , Umaria ) in the district of UMARIA in the state ofMADHYA PRADESH 

And whereas the substance of the said notification has been published in " Dainik Bharti Shahdol” and 
“ KirtiPrabha , Rewa ” both dated 26 November 2019 & 27 November 2019 Respectively ; under sub -section (3 ) of 
section 3A of the said Act ; 


whereas objections have not been received by the competent Authority 


or 


And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
Competent Authority; 

And whereas , in pursuance of sub -section ( 1) of section 3D of the said Act , the competent authority has 
submitted its report to the Central Government ; 

Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub -section ( 1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 

And further, in pursuance of sub -section (2 ) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall 
vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances. 


[ HTT II — QUE 3 (ii)] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


5 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the NH43 in the stretch of land 
from NH43 from Km 68/2 to to Km 142.4 of Umaria - ShahdolSection ( Sub -Divisional Officer (Revenue ), 

Pali , Umaria ) in the district of UMARIA in the state ofMADHYA PRADESH 


State : MADHYA PRADESH 


District : UMARIA 


Sr. 
No. 


Nature of Land 


Survey 
Number 


Type of Land 


Area in 
Hectare 


Name of the Land Owner / Interested 

Person 
Part Survey No. 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


Taluk : Pali 


Vilage : Deogawan 


1 


186 


Private 


Un 
Irrigated / Populated 


0.251 


Kandhai Mandhu Pita Kode Budhhu 
Chhotelal Pita Babu Moo Chhoharibai 
Bewa Madhai Shivnath Shivcharan 
Balkaran Rinkibai Pita Madhaee 
Chhotibai Bewa Sudhhu Balram 
Subhiya Lakshmi Pita Sudhhu Jati 
Baiga 
186 


2 


194/1 


Private 


Un- Irrigated 


0.137 


Kusum Pati Krishankumar Jati 
Brahman 
194/1 


3 


194/2 


Private 


Un- Irrigated 


0.202 


Kuber KUmar pita gangaprasad Jati 
Brahman 
194/2 


Viilage : Dhaurai 


4 


2 


Private 


Un - Irrigated 


0.01 


Lalman Singh arvind singh moliya 
pita pratap singh jati gond 
2/1 


5 


53/1 


Private 


Un - Irrigated 


0.005 


Kamta Singh Pita Bhagwat singh Jati 
Gond BHagawat Singh Pita Bajranga 
Singh Jati Gond 
53/1 


6 


81 / 2 /k / 1 


Private 


Un -irrigated 


10.2 


Ganesh Jaganniwas ramkripal Prahad 
Ramesh Pita Gajadhar Lohar Jati 
Lohar 
81/ 2 /k / 1 


7 


81/ 2 /kh 


Private 


Un - Irrigated 


0.108 


Vimlabai Pati Gulabchand Jati 
Vishwakarma 
81 / 2 /Kh / 1 


Viilage : Ginjri 


8 


46/7 


Private 


Un -Irrigated 


0.01 


Pusiya Bewa Mohan Bisarata Chrku 
Raju Pita Mohan Jati Baiga 
46/7 


Viilage: Kannabahara 


9 


237 


Private 


Un - Irrigated 


0.257 


Vahidunnnisha Bewa Akabar Kha 
Akaram Khan Asalam Khan Ajamal 
Khan Rajwan Khan Irfan Khan Irban 
Khan Jaheena Begam Pita Akabar 
Kha Anwar Kha Pita Baseer Kha Jati 
Musalman 
237 


6 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( 1) ] 


Viilage : Mudariya 


10 


141/2 


Private 


Irrigatd 


0.21 


Ashok Kumar Pita Mathura Prasad 
Jati Khatik 
41/2 


Viilage : Pali 


11 


1309/2 


Private 


Un - Irrigated 


0.193 


Kesharinath Pita Swargiya Baldev 
Prasad Jati Agrawal 
1309/2 


12 


1310 / 1k 


Private 


Un -Irrigated 


0.013 


Deepchand Pita Kashiprasad Jati 
Agrawal 
1310 / 1 /k 


13 


1317 


Private 


Un -Irrigated 


0.008 


Mukesh Pita badrinath Jati Gupta 
1317 / 1 /kh / 1 


14 


1317 


Private 


Un -Irrigated 


0.017 


Teerath prasad pita gorelal gupta 
1317 / 1 /kh / 2 /k 


15 


1317 


Private 


Un - Irrigated 


0.01 


Mahesh Pita Gobardhandas 
Kewalramani 
1317/ 1 /kh / 2 / g 


16 


1317 


Private 


Un - Irrigated 


0.018 


Peetambar lal pita babulal agrawal jati 
agrawal 
1317 / 2 /k 


17 


1317 


Private 


Un - Irrigated 


0.069 


saurabh kumar pita A K Singh 
1317 / 2 /kh 


18 


1318 


Private 


Un - Irrigated 


0.1 


Munna Pita manshah Jati Baiga 
1318 


19 


883/2 


Private 


Un -Irrigated 


0.016 


Kala Bai Bewa Manbodh Singh Uttam 
Singh Ram Singh Umrao Singh Pita 
Manbodh Singh Jati Gond 
883/2 


TOTAL 


1.834 


[ F.No. RW / NH -37014 / 5/2013 - NHDP - IVA/3D] 


RAJESH GUPTA , Dy. Secy. 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . ALOK KUMAR Digitally signed by ALOR KALOS ANG 


